|] > व्हेल को 


एडवर्ड रिक्की 
चित्र: जेफ्री मॉस 


अध्याय 4 


रॉबर्ट नाम का एक सफ़ेद व्हेल एक्वेरियम में रहता है. 


वो ठंडे समुद्री जल से भरे एक बड़े टैंक में अकेले 
तैरता है. 


कभी-कभी वह सतह के पास तैरता है. 


कभी-कभी वो अपनी पीठ के बल लेटता है 
और अपनी पूंछ को फड़फड़ाता है. 


कभी-कभी रॉबर्ट एक कंकड़ से खेलता है. 
वो छोटे कंकड़ को अपने मुंह से उठाता है. 


फिर वो उसे गिरा देता है और धीरे-धीरे 
डूबते हुए कंकड़ का पीछा करता है. 


जब वो नीचे जाता है तब रॉबर्ट देखने में लेकिन जब हवा के लिए ऊपर आता है, 
ढीला-ढाला लगता है. तब रॉबर्ट एक पनडुब्बी की तरह दिखता 
है - एकदम पतला और चिकना. 


वो एक विशाल शकरकंद की तरह नज़र 
छ लि 


व्हेल मछली नहीं होती हैं. 

मछली पानी के अंदर सांस ले सकती है. 
लेकिन व्हेल वैसा नहीं कर सकती हैं. 
व्हेल स्तनधारी होती हैं. 


स्तनधारियों को सांस लेने के लिए हवा में आना 
ही पड़ता है. 


रॉबर्ट अपने सिर के ऊपर स्थित एक ब्लो-होल 
से सांस लेता है. 


जब वो पानी के नीचे जाता है, तो वो अपना 
ब्लो-होल बंद कर लेता है. 


वो पानी के अंदर अपनी सांस रोके रखता है. 


रॉबर्ट को देखने के लिए बहुत से लोग 
एक्वेरियम में आते हैं. 


कभी-कभी रॉबर्ट भी लोगों को घूरता है. 


इस आदमी को एक्वेरियम "क्यूरेटर" कहते हैं. 
वो एक्वेरियम में सभी जानवरों की देखभाल 
करता है. 

जब लोग रॉबर्ट को देखते हैं तो क्यूरेटर को 
अच्छा लगता है. 

क्यूरेटर के सहायकों को एक्वेरियम का 


रखवाला कहा जाता है. 


क्यूरेटर और रखवाले रॉबर्ट को, उत्तर में स्थित 
समुद्र से पकड़ कर लाए थे. 


रॉबर्ट एक सफेद व्हेल है. 

वो व्हेलों में सबसे बड़े प्रकार का नहीं है. 
सबसे बड़ी व्हेल, ब्लू-व्हेल होती हैं. 

वे किसी भी अन्य जानवर से बड़ी होती हैं. 
वो हाथियों के पूरे झुंड जितनी बड़ी होती हैं. 


जबकि सफ़ेद व्हेल का वजन एक छोटे हाथी 
से भी कम होता है. 


इसलिए सफेद व्हेल का आकार एक्वेरियम के 
लिए बिल्कुल सही होता है. 


सफेद व्हैल, मछली और स्क्विड (विद्रूप) खाती हैं. 
कभी-कभी वे नदियों में मछलियों का पीछा करती हैं. 


उत्तर में रहने वाले लोग सफेद व्हेल को "समुद्री 
कैनरी" कहते हैं. 


ऐसा इसलिए है क्योंकि व्हेल "गाती" हैं. 

वे पानी के नीचे बहुत शोर मचाती हैं. 

वे तैरते समय चीख़ती हैं और हूटिंग करती हैं. 
वैज्ञानिक यह जानना चाहते हैं कि व्हेल आवाजें क्‍यों 
निकालती हैं. 

इसलिए लोग रॉबर्ट को सुनने के लिए एक्वेरियम में 
आते हैं. 

लेकिन रॉबर्ट शायद ही कभी चीख़ता या हूट करता 


है. 


क्र 
रॉ] # # # + # # 


| आना २७. कर. 
८७७. . 


<<< 
८ ५७०५७७७६२८८ 


५ 
पा अई 


८०२७७ 
६८८<€<<€<<€: 


हद 
कट 2552९ 


(7: 


बी के अभायमा अमन बा ० 
# ्न्र 


| 
0] 
के 
र 


7४ 
| 


रे 


* के कै 5 % ७ के. 
+] हा २ूत०य + 


स्द्स्स्न्ण् 
५ 


"रॉबर्ट के साथ क्‍या समस्या है?" क्यूरेटर पूछता है. 
"शायद उसे अपने उत्तर के समुद्र की याद आती हो 


"लेकिन यहाँ उसके पास एक छोटा सा अपना समुद्र 
है," रखवाले पीट ने कहा. 


"उसके पास खाने के लिए बहुत सारी मछलियाँ भी 
हैं. उसके पास देखने के लिए लोग भी हैं. क्‍या रॉबर्ट 


अकेला महसूस करता है?" रखवाले पीट ने पूछा. अध्याय दो 

"शायद तुम्हारी बात ठीक हो!" क्यूरेटर ने कहा. 

"हमें रॉबर्ट के लिए एक दोस्त को लाने के लिए उत्तर की ओर उड़ान भरने में पूरा दिन लगे. 
उत्तर जाना चाहिए." वहां पर सफेद व्हेलें रहती हैं. 


क्यूरेटर और रखवालों ने वहाँ पहुँचने के बाद नदी 
के पास अपना डेरा डाला. 


वहां पर सफेद व्हेलें, मछलियों का शिकार करती हैं. 


उत्तर में वैसे गर्मी का मौसम है, लेकिन वहां 
गर्मियों में भी कड़क ठंड होती है. 


*. 
४ + ५. के 
भ्क 


लिकिन *ल्‍-सक 


आन - 


अपना टेंट लगाते समय रखवालों ने आपस मे 
बातें कीं और मजाक किया. 


कल का दिन उनके लिए कठिन होगा, लेकिन उन्हें 
उसका कोई गिला-शिकवा नहीं है. 


चट्टानी तट पर लहरें टकराती और गरजती हैं. 


समुद्री पक्षी समुद्र के झाग के ऊपर उड़ते हैं और 
छोटी मछलियों को झपटते हैं. 


सुबह अच्छी हवा चल रही है. 

अब उन लोगों को सफेद व्हेल ढूंढ़नी होगी. 
उसके लिए क्यूरेटर एक हवाई जहाज का 
उपयोग करेगा. 


कुछ देर बाद पायलट चिल्लाया: "ज़रा नीचे 
देखो! | 


क्यूरेटर को समुद्र में कई व्हैल दिखाई दीं. 


वे नदी की ओर जा रहे थीं. 
कुछ उछल रही थीं. 
कुछ गोता लगा रही थीं. 


कुछ मछली पकड़ रही थीं. 


क्यूरेटर ने बड़े, नर व्हेल देखे. 
उन्हें बैल (बुल) कहा जाता है. 
उसने मादा व्हेल भी देखीं. 
उन्हें गाय (काऊ) कहा जाता है. 


फिर उसने कुछ युवा व्हेल भी देखीं. 


उन्हें बछड़ा (काफ) कहा जाता है. 


बछड़े गहरे भूरे रंग के होते हैं. 
वे बरसाती आकाश के रंग जैसे होते हैं. 


जैसे-जैसे वे बड़े होते जाते हैं उनका रंग 
हल्का और हल्का होता जाता है. 


पांच साल की उम्र तक आते-आते उनका 
रंग गोरा हो जाता है. 

क्यूरेटर एक व्हैल को पकड़ना चाहता है 
जिसकी उम्र लगभग पांच साल की है. 


वो एक मादा व्हेल चाहता है जो रॉबर्ट से 
छोटी हो. 


फिर क्यूरेटर और रखवाले शिविर में लौटते हैं. 


ठंडे पानी में खुद को गर्म रखने के लिए वे रबड़ 
का सूट पहनते हैं. 


वहाँ के स्थानीय एस्किमो और इंडियंस भी, व्हेल 
पकड़ने में उनकी मदद करते हैं. 


वे अपनी-अपनी डोंगी साथ में लाए हैं. 


"चलो चलते हैं," क्यूरेटर चिल्लाया. समुद्री पक्षी उड़कर बिखर जाते हैं. 
"चलो!" लोग हँसत हैं और एक-दूसरे पर चिल्लाते हैं. 
घर! मोटरें दहाड़ती हैं. 300 


नावें समुद्र में आगे चलती हैं. 


वे लोग अपनी नावों को नदी के मुहाने 
की ओर ले जाते हैं. 


वे मवेशियों को चराने वाले काउबॉय की 
तरह व्हेल का पीछा करते हैं. 


सफेद व्हेल तैरती और मुड़ती है. 

वे नावों से दूर जाना चाहती हैं. 

लेकिन आदमी उन्हें उथले पानी में जाने 
को मज़बूर करते हैं. 

व्हेल वहां पर गोता नहीं लगा सकतीं हैं. 


फिर उनके लिए तैरना मुश्किल हो जाता 
है. 


क्यूरेटर एक व्हेल को पानी में छींटे मारते हुए 
देखता है. 


वो तुरंत अपनी नाव से कूद जाता है. 

लहरें उसके घुटनों तक ही आती हैं. 

रखवाले भी अपनी-अपनी नावों से कूद जाते हैं. 
इंडियंस और एस्किमो भी वैसा ही करते हैं. 


लोग उस व्हेल्न की पूंछ को पकड़ लेते हैं. 


व्हेल को तैरने के लिए अपनी पूंछ की जरूरत 
होती है. 


यदि लोग व्हेल की पूंछ को कसकर पकडढ़ते हैं, 
तो व्हैल दूर नहीं जा सकती है. 


व्हेल को पकड़ने के लिए मजबूत मांसपेशियों की 
जरूरत होती है. 


लोग व्हैल को अपनी पूरी ताकत के साथ पकड़े 
रखते हैं. 


व्हेल खींचती और झटके मारती है. 


उसकी त्वचा बहुत चिकनी और फिसलन भरी 
होती है. 


जल्द ही सभी लोग, व्हेल की तरह भीग जाते हैं. 
वे खुश हैं कि क्‍योंकि वे रबड़ के सूट पहने हैं. 


कुछ लोग व्हेल के नीचे एक स्ट्रेचर सरकाते हैं. लेकिन सभी लोग एक-साथ मिल्रकर काम करते हैं 


"उठाओ!" क्यूरेटर चिल्लाता है. और वे व्हेल को नाव में डाल देते है. 
व्हेल को उठाने में आठ आदमी लगते हैं. व्हेल को चोट नहीं लगती है 


व्हेल का वजन लगभग उन सभी आदमियों के बराबर होता है. क्योंकि वो एक नरम रबर की चटाई पर गिरती है. 


क्यूरेटर, व्हेल को करीब से देखता है. 
वो एक गाय है. 

वो लगभग पूरी तरह सफेद है. 

वो रॉबर्ट के लिए सही उम्र की है. 


"क्या उसकी उम्र माँ बनने की है?" 
एक रखवाला, पीट से पूछता है. 


"लगभग," क्यूरेटर कहता है. 


क्यूरेटर हंसता है और नई व्हेल के सिर 
को थपथपाता है. 


"हम उसे क्या बुलाएँगे?" वो रखवाले से पूछता है. 


"वो रॉबर्ट के साथ रहेगी. 
इसलिए हम उसे रोबर्टा बुलाएँगे." 


"समममममममम," रोबर्टा अपने ब्लोहोल में से 
शोर के साथ जवाब देती दिखती है. 


अध्याय तीन 


रोबर्टा, हवाई जहाज में एक्वेरियम की सवारी करती है. 


उसके टोकरे में नीचे और किनारों पर एक नरम रबर 
की चटाई बिछी है. 


टोकरे में थोड़ा पानी भी है. 


रोबर्ट को लंबी यात्रा के दौरान गीला रखना होगा. 


क्यूरेटर रोबर्टा के ऊपर एक बाल्टी पानी डालता 
है. 


वो इस बात का ध्यान रखता है कि पानी उसके 
ब्लो-होल में न जाए. 


वो पानी, बर्फीले समुद्र के पानी जितना ही ठंडा 
होना चाहिए. 

क्यूरेटर बर्फ के टुकड़ों को क्रेट में डालता है. 
पायलट हवाई जहाज में गर्मी को बंद कर देता है. 
क्यूरेटर कांपता है. 

सब लोगों को बहुत ठंड लगती है. 


लेकिन वो रोबर्टा के लिए बिल्कुल सही तापमान 
हर 


कई घंटों के बाद हवाई जहाज घर पहुँचता है. 


रोबर्टा, हवाई अड्डे से मछलीघर तक की सवारी 
एक ट्रक में करती है. 


रखवाले सावधानी से काम करते हैं. ह 
७ आवक ६५ #?. 2.-०००० ०-० हे बाँ 

वे रोबर्ट के नीचे एक स्लिंग, स्लाइड करते हैं. आर 77:77 उखयक कर 

फिर एक क्रेन उसे उठाती है. 


एक रखवाला उसे सुरक्षित रखने के लिए स्लिंग 
में सवारी करता है. 


नीचे पानी का बड़ा ताल है. 


दो और रखवाले पानी में इंतजार करते हैं. 
वे रोबर्टा को स्ट्रेचर से तैरने में मदद करते हैं. 
वे उसे उसके नए घर के पास ले जाते हैं. 


रोबर्टा लंबी हवाई जहाज़ की सवारी से थोड़ा 
थक गई है. 


वो चारों ओर देखती है. 
फिर वो पानी में खुद तैरती है. 


रोबर्टा ताल् के आधे रास्ते तक ही पहुँच पाती है. 
क्योंकि बीच में एक बाड़ है. 

बाड़ के दूसरी तरफ कोई है. 

वो बाड़ में से सब कुछ देख रहा है. 


वो खुद रॉबर्ट है. 


कुछ मिनटों के लिए रॉबर्ट बस देखता रहता है. 


फिर वो घूमता है और अपनी पूंछ से पानी को 
मथता है. 


क्या वो कोई दिखावा कर रहा है? 
रॉबर्टो भी बाड़ के करीब तैरती है. 
रॉबर्ट भी वही करता है. 

रॉबर्ट अपने जबड़ों से आवाज़ करता है. 
"क्लैक, क्लैक." 

"व्हीड्इडह," रोबर्टा कहती है. 
"व्हीड्इड्ह," रॉबर्ट कहता है. 


वैज्ञानिक वापस एक्वेरियम में आते हैं. 
वे चारों ओर इकट॒ठा होते हैं. 


वे आश्चर्य करते हैं कि उन आवाज़ों का 
मतलब समझने की कोशिश करते हैं. 


उनका जो भी मतलब हो, लेकिन रॉबर्ट 
खूब शोर मचा रहा क्र 


>> 


5. 8 
०0 


आह, 
५/ 


0 8 20 8 पा 
ञ्कः 


7 स्वाइकि #ऋ.,&जहक € 


५५ 
कै 
के 


4७ 


८ 
५ 
9४ 
५ 
2 
ग्रँ 


$7 & .+ ७ 80 &7०७७4 & 


| 
हि 
है 
थ 
2 
| 


न्क् 
#/प 


5 


ता 


७-७ हं> 
कं / ७ हैं 
के खा हज ह। 


१ 


जल्द ही रॉबर्ट और रोबर्टा एक-दूसरे को जान पाएंगे. 
फिर रखवाले बाड़ को हटा देंगे 


बाद में रॉबर्ट और रोबर्ट एक-साथ खेलेंगे. 


जल्द ही एक्वेरियम के टैंक में 
एक छोटी बेबी-व्हेल भी हो सकती है. 


सफेद व्हेल के बारे में 


सफेद व्हैल को बेलुगा भी कहा जाता है. 
सफेद व्हेल पूरे आर्कटिक समुद्र में रहती 
हैं. वे अक्सर दक्षिणी कनाडा में देखी 
जाती हैं. कभी-कभी उन्हें उत्तरी अमरीका 
के तटों पर भी देखा जा सकता है. 


कई वर्षो से, न्यूयॉर्क एक्वेरियम में सफ़ेद 
व्हेलों का प्रदर्शन किया जाता रहा है. 


